सर 


GOVT.OF 


RYANA 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 


Published by Authority 


© Govt . of Haryana 


No. 184–2020 / Ext . ] CHANDIGARH , WEDNESDAY , DECEMBER 9 , 2020 ( AGRAHAYANA 18 , 1942 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 


प्रशासकीय सुधार विभाग 

अधिसूचना 


दिनांक 9 दिसम्बर , 2020 


संख्या 7 / 31 / 2014-3ए ० आर०- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम , 2014 ( 2014 का 4 ) , की धारा 3 की 
उप - धारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल , आयोग की सिफारिशों पर , इसके 
द्वारा , हरियाणा सरकार , प्रशासकीय सुधार विभाग , अधिसूचना संख्या 7 / 31 / 2014-3ए 0 आर 0 , दिनांक 15 फरवरी , 2016 में 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

संशोधन 
हरियाणा सरकार , प्रशासकीय सुधार विभाग , अधिसूचना संख्या 7 / 31 / 2014-3ए 0 आर 0 , दिनांक 15 फरवरी , 2016 में , 
अनुसूची में , खाना 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 तथा 7 के नीचे , 
( 1 ) क्रम संख्या 177 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद , निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां 

रखी जायेंगी , अर्थात् 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


177 क 


गृह विभाग 


सिनेमा लाईसैन्स प्रदान 


मण्डल 


30 दिन | जिला 

मजिस्ट्रेट 


अपर मुख्य सचिव , 
हरियाणा सरकार , 


करना 


आयुक्त 


गृह विभाग 


177 ख 


गृह विभाग 


मण्डल 


सिनेमा लाईसैन्स का 
नवीनीकरण 


25 दिन | जिला 

मजिस्ट्रेट 


अपर मुख्य सचिव , 


आयुक्त 


हरियाणा सरकार , 


गृह विभाग , " तथा 


( 2863 ) 


2864 


( ii ) 


HARYANA GOVT.GAZ . ( EXTRA . ) , DEC . 9. 2020 ( AGHN . 18 , 1942 SAKA ) 
क्रम संख्या 333 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद , निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां 
जोड़ी जाएंगी , अर्थात् 


: 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


334 


महिला 


45 दिन 


प्राइवेट प्ले 
स्कूलों के लिए 


तथा बाल 
विकास 
विभाग 


संयुक्त निदेशक , 
महिला तथा बाल 
विकास विभाग 


महानिदेशक , 

अपर मुख्य सचिव , 
महिला तथा बाल | हरियाणा सरकार , 
विकास विभाग महिला तथा बाल 

विकास विभाग 


मान्यता 


335 


महिला 


प्ले स्कूल का 
पंजीकरण 


45 दिन 


तथा बाल 
विकास 
विभाग 


जिला कार्यक्रम 
अधिकारी , महिला 
तथा बाल विकास 
विभाग 


उप - निदेशक , 
महिला तथा बाल 
विकास विभाग 


महानिदेशक , 
महिला तथा बाल 
विकास विभाग 


336 


10 दिन 


निदेशक , पुरातत्व 


पुरातत्व 
तथा 
संग्रहालय 
विभाग 


फिल्म शूटिंग 
आवेदन के लिए 
प्रक्रिया का 


उप - निदेशक , 
पुरातत्व तथा 
संग्रहालय विभाग 


तथा संग्रहालय 
विभाग 


प्रशासकीय सचिव , 
पुरातत्व तथा 
संग्रहालय 
विभाग " । 


समय 


विजय वर्धन , 
मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार । 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA . ) , DEC . 9 , 2020 ( AGHN . 18 , 1942 SAKA ) 


2865 


HARYANA GOVERNMENT 


ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT 


Notification 


The 9th December , 2020 


No. 7 / 31 / 2014-3AR.- In exercise of the powers conferred by Sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of Section 3 of the 
Haryana Right to Service Act , 2014 ( 4 of 2014 ) , the Governor of Haryana on the recommendation of the Commission 
hereby makes the following amendment in Haryana Government , Administrative Reforms Department , Notification 
No. 7 / 31 / 2014-3AR , dated the 15th February , 2016 , namely : 

Amendment 
In Haryana Government , Administrative Reforms Department , notification No. 7 / 31 / 2014-3AR , dated the 
15th February , 2016 , in the Schedule , under columns 1,2,3,4,5 , 6 and 7 , 
( i ) after serial number 177 and entries thereagainst the following serial numbers and entries thereagainst 

shall be inserted , namely : 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


30 Days 


" 177 
A 


Home 
Department 


Grant 
Cinema 
License 


District 
Magistrate 


Divisional Additional Chief Secretary 
Commissioner to Government Haryana , 

Home Department 
Divisional Additional Chief Secretary 
Commissioner to Government Haryana , 

Home Department ” , and 


177 B 


Home 
Department 


Renewal of 25 Days 
Cinema 
License 


District 
Magistrate 


( ii ) after serial number 333 and entries thereagainst the following serial numbers and entries thereagainst 

shall be added , namely : 
1 2 

3 

4 5 6 

7 
“ 334 Women and Recognition for 45 Days Joint Director , Director 

Additional Chief 
Child Private Play Schools Women and General , 

Secretary to 
Development 

Child 

Women and Government , 
Department 

Development Child 

Haryana , 
Department Development Women and 
Department Child 

Development 

Department 
335 Women and Registration of Play 45 Days District 

Deputy 

Director 
Child School 

Programme Director , General , Women 
Development 

Officer , Women Women and and Child 
Department 

and Child Child 

Development 
Development Development Department 

Department Department 
336 Archaeology Processing time for 10 Days Deputy 

Director , 

Administrative 
and Museums film shooting 

Director , Archaeology Secretary , 
Department application 

Archaeology and Museums Archaeology and 
and Museums Department Museums 
Department 

Department ” . 


VIJAI VARDHAN , 
Chief Secretary to Government , Haryana . 


8993 — C.S. - H.G.P . Pkl . 


